सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 माघ 1935 (श०) 
संख्या 45 राँची, सोमवार 

10 फरवरी , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
10 फरवरी, 2014 


संख्या -1/ पी0- 102 / 2006 का0 - 1230 -- उपायुक्त, चतरा के पद पर अधिसूचित श्री चन्द्रशेखर , 
भा . प्र.से . ( झाः2008 ) अगले आदेश तक उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर बने रहेंगे। 


2. विभागीय अधिसूचना संख्या-1/ पी0-104 / 2005 का .- 1190, दिनांक 07 फरवरी 2014 
को तदनुसार संशोधित समझा जाय । 


संख्या -1/ पी0 -102 / 2006 का0 - 1231--उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर अधिसूचित श्री अमित कुमार , 
भा .प्र. से. ( झाः2010 ) को अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत चतरा 
जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है 


झारखंड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 10 फरवरी 2014 


कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करेंगे। 


2. विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / पी0- 104/ 2005 का .-1193 , दिनांक 07 फरवरी 2014 
को तदनुसार संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 45 _ 501 


